रजिस्ट्री सं. डीएल--(एन) 04/0007/2003--23 


शावारतत 


य्य्ता 


The Gazette of Gndia 


सी.जी.-डी.एल.-सा.-12082023-248048 
CG-DL-W-12082023-248048 


Sree) WEEKLY 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—23 


LIstda 


सं. 32] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 12---अगस्त 18, 2023 ( श्रावण 21, 1945) 
No. 32] NEW DELHI SATURDAY, AUGUST 12—AUGUST 18, 2023 (SRAVANA 21, 1945) 


इस भाग में भिन्‍न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके। 
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation) 


विषय-सूची 


पृष्ठ सं, 


भाग 1--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के 
मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की 
गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा 
Paced से सम्बन्धित अधिसूचनाएं, .............. 575 
भाग 1--खण्ड-2-..( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के 
मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की 
गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, 
पदोन्‍नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में 
आधियलताए। ५7 मत शत तक दम मत पट 755 
भाग 1--खण्ड-3---रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों 
और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में 
अधिसचताए: 5५720 गत आस devine 11 
भाग 1--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी 
अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्‍नतियों, 
छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं, ..... 1971 


भाग पर--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम. ............ x 
भाग तर--खण्ड-1क---अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों 

का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ. ................ * 
भाग पर--खण्ड-2---विधेयक तथा विधेयकों पर yar समितियों 

के बिल तथा रिपोर्ट. ..................................- * 


भाग पर--खण्ड-3---उप खण्ड (1)--भारत सरकार के मंत्रालयों 
(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय 
प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को 
छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक 
नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और 
उपविधियां आदि भी शामिल हैं). .................. * 

भाग पर--खण्ड-3-उप खण्ड (1)--भारत सरकार के मंत्रालयों 
(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय 
प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को 

आंकड़े प्राप्त नहीं SCI 

1-191 GI/2023 


पृष्ठ सं. 


छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सांविधिक 
आदेश और अधिसूचनाएं, ...........................- 
भाग तर--खण्ड-3-उप खण्ड (11)--भारत सरकार के मंत्रालयों 
(जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय 
प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को 
छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक 
नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य 
स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी 
प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत 
के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित 
होते हैं). ..................................................- 
भाग पर--खण्ड-4---रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक 
नियम और आदेश. ...................................... 
भाग गा--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और 
महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, 
रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध 
और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई 
अधिसचनाएं, eR सतत सनम पतन सर 
भाग पा--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और 
डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस 
भाग ता--खण्ड-3--मुख्य agai के प्राधिकार के अधीन 
अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, ....... 
भाग पा---खण्ड-4--विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों 
द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन 
और नोटिस शामिल हैं. ................................ 
भाग 1५--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा 


* 


1519 


* 


* 


5 


जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस. ........... 2919 


भाग ५-.-अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों 
को SRT वाला सम्पूरक. ........................... 


* 


576 THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 12, 2023 (SRAVANA 21, 1945) [Parr I— 
CONTENTS 

Page Page 

No. No. 


Part I—Section 1—Notifications relating to Non- 
Statutory Rules, Regulations, Orders and 
Resolutions issued by the Ministries of 
the Government of India (other than the 
Ministry of Defence) and by the Supreme 


Part I—SectTion 2—Notifications regarding 
Appointments, Promotions, Leave etc. of 
Government Officers issued by the 
Ministries of the Government of India 
(other than the Ministry of Defence) and 
by the Supreme Coutt ....... eee 

Part I—Section 3—Notifications relating to 
Resolutions and Non-Statutory Orders 
issued by the Ministry of Defence........... 

Part I—Section 4—Notifications regarding 
Appointments, Promotions, Leave etc. of 
Government Officers issued by the 
Ministry of Defence oe 

Part IJ—Section 1—Acts, Ordinances 
1९611 016: 3: ३४7 ५४२४ ४०० ३३ कप ३ 2१ १र३३७४४ ६३३६३ ९४३३३ 

Part वी--.88ट100 1A—Authoritative texts in Hindi 
language, of Acts, Ordinances and 
RESUlAIONS .६७ ६४४ ३०००४३:२७४३२२४ ने ०३३३-४२ ०४०० 

Part Il—Section 2—Bills and Reports of the Select 
Committee on Bills 0... eee 

Part II—Section 3—SusB-SEcTION (i)—General 
Statutory Rules (including Orders, Bye- 
laws, etc. of general character) issued by the 
Ministry of the Government of India (other 
than the Ministry of Defence) and by the 
Central Authorities (other than the 
Administration of Union Territories) ......... 

Part I]—Section 3—Sus-SEcTION (ii)—Statutory 
Orders and Notifications issued by the 
Ministries of the Government of India 


and 


*Folios not received. 


575 


755 


ul 


1971 


(other than the Ministry of Defence) and by 
the Central Authorities (other than the 
Administration of Union Territories) ..... 
Part II—Section 3—Sus-SEcTION (iii)—Authoritative 
texts in Hindi (other than such texts, 
published in Section 3 or Section 4 of the 
Gazette of India) of General Statutory Rules 
& Statutory Orders (including Bye-laws of 
a general character) issued by the Ministries 
of the Government of India (including the 
Ministry of Defence) and by Central 
Authorities (other than Administration of 
Union Territories) ........................-------------- 


Part II—Section 4—Statutory Rules and Orders 
issued by the Ministry of Defence ........... 

Parr I1—Section 1—Notifications issued by the High 
Courts, the Comptroller and Auditor General, 
Union Public Service Commission, the 
Indian Government Railways and by 
Attached and Subordinate Offices of the 
Government of India ;...२५३-७६-४-७००-७४ ६०४०० ह३- ४ 


Part UI—Section 2—Notifications and Notices issued 
by the Patent Office, relating to Patents 
ANG 12681 818 ..६:.-३:०४३६०३४७४००३६४४०४३७७० ४७३४-७३ ४ ७८:४८ 


Part वी--8582टा00 3—Notifications issued by or under 
the authority of Chief Commissioners ...... 


II—Section 4—Miscellaneous Notifications 
including Notifications, Orders, 
Advertisements and Notices issued by 
Statutory Bodies 0.0... eeeeeees 


PART 


Parr [V—Advertisements and Notices issued by Private 
Individuals and Private Bodies ................- 
Part V—Supplement showing Statistics of Births and 


Deaths etc. both in English and Hindi ...... 


1519 


भाग 1--खण्ड 1] भारत का राजपत्र, अगस्त 12, 2023 ( श्रावण 21, 1945) 577 


भाग 1--खण्ड 1 
[PART I—SECTION 1] 
[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की 
गईं विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं] 
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and 


Resolutions issued by the Ministries of the Government of India 
(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court] 


राष्ट्रपति सचिवालय 
नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी 2023 


सं. 75-प्रेस/2023--राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2023 के अवसर पर निम्नलिखित अफसर को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का तटरक्षक 
पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-- 


(i) महानिरीक्षक आनंद प्रकाश बडोला, तटरक्षक पदक (0248-एम) 


2. विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 4(iv) के तहत राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक (विशिष्ट 
सेवा) प्रदान किया जाता हैजो कि राष्ट्रपति सचिवालय अधिसूचना सं. 50-प्रेस/89 दिनांक 7 जून 1989 में अधिसूचित है। 


एस. एम. समी 
अवर सचिव 


सं. 76-प्रेस/2023--राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2023 के अवसर पर, समादेशक दुर्गेश चन्द्र तिवारी (0645-पी) को वीरता के लिए 
तटरक्षक पदक सहर्ष प्रदान करती हैं। 


प्रशस्ति उल्लेख 
समादेशक दुर्गेश चन्द्र तिवारी (0645-पी) ने 27 दिसंबर, 2004 को भारतीय तटरक्षक में सेवा आरंभ की। 


2. अफसर एक कुशल, क्यू एफ आई चेतक पायलट है और 16 जून, 22 को 841 जत्था (तटरक्षक) की कमान संभाली Sl अचानक 
आई बाढ के कारण, 11 तथा 14 जुलाई, 2022 को भारतीय तटरक्षक वायु अवस्थान, दमन को वलसाड और नवसारी जिलों के क्रमश: भदेली 
एवं Hat गांवों में फंसे हुए लोगों को बचाने का कार्य सौंपा गया था। भारी बारिश, खराब मौसम और दुर्गम रास्तों के कारण नागरिक प्राधिकरण 
द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता पहुंचाना असंभव था। 


3. मौसम की स्थिति अत्यंत खराब थी एवं दल के सहकर्मी तथा हेलीकॉप्टर की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए मानवीय सहायता 
प्रदान करने के लिए, स्थिति से सावधानीपूर्वक निपटने की आवश्यकता थी। कुशल सैन्य नेतृत्व की भावना एवं जोश को प्रदर्शित करते हुए पायलट 
ने स्वेच्छा से सर्व प्रथम उड़ान भरने का निर्णय लिया, उन्होंने शीघ्र स्थिति का आकलन किया, योजना बनाई और सहकर्मियों को मिशन के विषय 
में आवश्यक जानकारी प्रदान करके उड़ान भर लिया। 35 नॉट की तेज हवाओं, भारी बारिश और कम दृश्यता से जूझते हुए, जीवन को बचाने के 
एकमात्र उद्देश्य से सटीक पैंतरेबाजी करके एचटी केबल तथा खतरनाक बाधाओं से बचाते हुए डूबे घरों की छतों से विंच नियंत्रण द्वारा 22 लोगों 
को सुरक्षित निकालकर उनके बहुमूल्य जीवन को बचाया। 


4. 17 अगस्त, 2022 को एक बार फिर आपात स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें वलसाड तट पर 16 अगस्त, 22 से समुद्र में संकट ग्रस्त 
मत्स्य नौका तुलसी देवी से 14 मछुवारों को बचाया जाना था। मौसम चुनौतीपूर्ण था और एक बार फिर से उन्होंने अपनी सम्पूर्ण योजना से काम 
किया। इन्होंने कई उड़ाने भरकर 14 मछुवारों को डूबती नौका से बचाया। अफसर ने बचाव मिशन को पूरा करने में असाधारण उड़ान-कौशल, 
व्यावसायिकता और अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। 


5. समादेशक दुर्गेश चन्द्र तिवारी द्वारा प्रतिकूल मौसम की स्थिति में 36 लोगों की जान बचाना, ऊँचे दर्जे का साहस प्रदर्शन है तथा 
सेवा की बेहतरीन परंपराओं और आदर्शवाक्य “ATTA” के अनुरूप है। 


6. समादेशक दुर्गेश चन्द्र तिवारी (0645-पी) ने स्वयं को बखूबी सिद्ध किया है और फलस्वरुप इन्हें तटरक्षक पदक (वीरता) प्रदान 
किया जाता है। 


578 भारत का राजपत्र, अगस्त 12, 2023 ( श्रावण 21, 1945) [भाग 1--खण्ड 1 


7. तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 110) के तहत तट रक्षक पदक (वीरता) प्रदान किया जाता है तथा परिणाम स्वरूप नियम 
13 के अधीन तटरक्षक पदक (वीरता) प्राप्त करने वाले तटरक्षक कार्मिकों को विशेष भत्ता स्वीकार्य है जो कि राष्ट्रपति सचिवालय अधिसूचना 
सं. 50-प्रेस/89 दिनांक 7 जून 1989 में अधिसूचित है। 


एस. एम. समी 
अवर सचिव 


सं. 77-प्रेस/2023--राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2023 के अवसर पर, ऋषि, प्रधान नाविक (आर), 12196-टी को वीरता के लिए 
तटरक्षक पदक सहर्ष प्रदान करती हैं। 


प्रशस्ति उल्लेख 
ऋषि, प्रधान नाविक (आर), 12196-टी ने दिनांक 11 फरवरी, 2013 को भारतीय तटरक्षक में सेवा आरंभ की। 


2. अचानक आई बाढ़ के कारण 14 जुलाई, 22 को नवसारी जिले के फडवेल गांव में फंसे 9 लोगों को बचाने का कार्य, भारतीय 
तटरक्षक वायु अवस्थान, दमन को सौंपा गया था। ऋषि, प्रधान नाविक ने योजना बनाने में स्वयं को शामिल किया और तुरंत ही खोज एवं बचाव 
में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों को तैयार किया। प्रधान नाविक ने उत्कृष्ट वायु कर्मी के रूप में स्वयं को प्रदर्शित करते हुए स्वेच्छा से छलांग लगाने 
की इच्छा व्यक्त की। 


3. अपने सभी अनुभवों का उपयोग करते हुए, तत्परता एवं कुशलता से एवं मानसिक रूप से तैयार होकर फंसे हुए लोगों के बीच में 
हवाई गोताखोर को बचाव हेतु नीचे उतारा गया। प्रतिकूल मौसम और खतरनाक बाधाओं के बावजूद, सुरक्षा नियमों एवं सावधानियों को 
सुनिश्चित करते हुए ऋषि, प्रधान नाविक (आर) ने रेस्क्यू स्ट्रॉप पहनने में लोगों की सहायता की, जिसके परिणाम स्वरूप पाइलट ने त्वरित एवं 
सुरक्षित बचाव अभियान को अंजाम दिया। 72 वर्षीय वृद्ध महिला एवं 11 माह की नवजात (कन्या) सहित फंसे हुए लोगों को बचाने में यह 
अत्यन्त महत्वपूर्ण था। 


4. 12 अगस्त, 22 को प्रायोगिक नौका पूरिमा पर एक आपात स्थिति थी तथा उसके कर्मियों को बचाया जाना आवश्यक था। ऋषि, 
प्रधान नाविक (आर) ने एक बार पुन: इस स्थिति से निपटने के लिए छलांग लगाने के लिए स्वयं को स्वेच्छा से प्रस्तुत किया। ऊंची उठती लहरें 
तथा लहरों पर झूलती पोत, गोताखोर की सुरक्षा को चुनौती देर ही थी। हालांकि, खतरनाक स्थितियां भी इन्हें रोक न सकीं तथा वह स्वयं की 
जान की सुरक्षा की परवाह किए बिना, कुशलता से नौका पर उतर गये। इस प्रकार बचाने वाले के जज्बे को दर्शाते हुए उसने 04 विदेशी नागरिक 
सहित नौका के 05 कर्मियों को बचाने में सहायता प्रदान की। 


5. ऋषि, प्रधान नाविक (आर) 12196-टी द्वारा 14 लोगों की जान को बचाने का कार्य, सेना की सर्वोत्कृष्ट परंपरा के अनुकूल तथा 
अदम्य साहस, बहादुरी एवं प्रतिबद्धता का प्रतीक है। 

6. ऋषि, प्रधान नाविक (आर), 12196-टी ने स्वयं को बखूबी सिद्ध किया है और फलस्वरुप इन्हें तटरक्षक पदक (वीरता) प्रदान किया 
जाता है। 


7. तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 110) के तहत तटरक्षक पदक (वीरता) प्रदान किया जाता है तथा परिणाम स्वरूप 
नियम 13 के अधीन तटरक्षक पदक (वीरता) प्राप्त करने वाले तटरक्षक कार्मिकों को विशेष भत्ता स्वीकार्य है जो कि राष्ट्रपति सचिवालय अधिसूचना 
सं. 50-प्रेस/89 दिनांक 7 जून 1989 में अधिसूचित है। 

एस. एम. समी 
अवर सचिव 


सं. 78-प्रेस/2023--राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2023 के अवसर पर, मोहित कुमार यादव, उत्तम नाविक (आर पी), 13830-एम को 
वीरता के लिए तटरक्षक पदक सहर्ष प्रदान करती हैं। 


प्रशस्ति उल्लेख 
मोहित कुमार यादव, उत्तम नाविक (आर पी), 13830-एम ने दिनांक 20 फरवरी, 2016 को भारतीय तट रक्षक में सेवा आरंभ की। 


2. मोहित कुमार यादव, उत्तम नाविक (आरपी), 13830-एम एक कुशल हवाई गोता खोर हैं। 06 जुलाई, 22 को तट रक्षक वायु 
परिक्षेत्र (पोरबंदर) को एमटी ग्लोबल किंग के संकट ग्रस्त 22 कर्मियों को बचाने का कार्य सौंपा गया था। मोहित ने प्रतिकूल मौसम की विषम 
परिस्थितियों में जहाज के 100 नाँटिकल मील दूर समुद्र में होने एवं ए एल एच मार्क ॥ के लिए, इस प्रकार के कार्य करने का पहला अवसर होने 
के बावजूद यह मिशन स्वेच्छा से किया। 


भाग 1--खण्ड 1] भारत का राजपत्र, अगस्त 12, 2023 ( श्रावण 21, 1945) 579 


3. मौके पर पहुंचकर, जीवित बचे लोगों के साथ, जीवन रक्षा नौका का पता लगाया, उसके बाद जीवित लोगों को विंच नियंत्रण के 
माध्यम से सुरक्षित निकाल कर पास के वाणिज्य पोत तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया। अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना अत्यंत प्रतिकूल 
मौसम और विषम समुद्री स्थिति में इन्होंने विंच नियंत्रण द्वारा जीवन रक्षा नौका तक जाने के लिए स्वयं को तैयार किया। पानी में उतारे जाने पर 
समुद्र की विराट लहरों द्वारा बार-बार फेंके जाने तथा बचाव करने वाले स्ट्रॉप के खतरनाक ढंग से झूलने के बावजूद इन्होंने जीवन रक्षा नौका तक 
पहुंचने का अद्वितीय साहस दिखाया। इन्होंने साहस पूर्वक लहरों का मुकाबला किया तथा सर्वप्रथम सबसे अधिक घायल 03 लोगों को जीवन रक्षा 
नौका से बचाने में मदद की। तत्पश्चात प्रतिकूल मौसम में नजदीक के वाणिज्य पोत पर उनका स्थानांतरण सुनिश्चित किया। जीवित बचे लोगों को 
विंच के माध्यम से बचाने का कार्य, बचे हुए संकट ग्रस्त लोगों के लिए प्रेरणा /वायदा के रूप में रहा। इस प्रकार इन्होंने समुद्र में संकट में फंसे 22 
लोगों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 


4. प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए मोहित कुमार यादव, उत्तम नाविक, 13830-एम, हवाई गोताखोर द्वारा प्रदर्शित 
अनुकरणीय साहस, प्रतिबद्धता और Fears भाव, सेवा की बेहतरीन परंपराओं के अनुरूप है। 


5. मोहित कुमार यादव, उत्तम नाविक (आर पी), 13830-एम ने स्वयं को बखूबी सिद्ध किया है और फलस्वरुप इन्हें तटरक्षक पदक 
(वीरता) प्रदान किया जाता है। 


6. तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 110) के तहत तट रक्षक पदक (वीरता) प्रदान किया जाता है तथा परिणाम स्वरूप नियम 
13 के अधीन तट रक्षक पदक (वीरता) प्राप्त करने वाले तट रक्षक कार्मिकों को विशेष भत्ता स्वीकार्य है जो कि राष्ट्रपति सचिवालय अधिसूचना 
सं. 50-प्रेस/89 दिनांक 7 जून 1989 में अधिसूचित है। 


एस. एम. समी 
अवर सचिव 


सं. 79-प्रेस/2023--राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2023 के अवसर पर निम्नलिखित अफसरों को सराहनीय सेवा के लिए तटरक्षक पदक 
सहर्ष प्रदान करती हैं:-- 


(i) उप महानिरीक्षक हिमांशु नौटियाल (0298-सी) 
(i) संत लाल, प्रधान अधिकारी (आर at), 01566-पी 


2. सराहनीय सेवा के लिए तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11(1) के तहत तट रक्षक पदक (सराहनीय सेवा) प्रदान किया 
जाता है जो कि राष्ट्रपति सचिवालय अधिसूचना सं. 50-प्रेस/89 दिनांक 7 जून 1989 में अधिसूचित है। 


एस. एम. समी 
अवर सचिव 


580 THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 12, 2023 (SRAVANA 21, 1945) [PART I—SECc. 1 


PRESIDENT’S SECRETARIAT 
New Delhi, the 26th January 2023 


No. 75-Pres/2023—The President is pleased to award the President’s Tatrakshak Medal for Distinguished Service to 
the under mentioned officer on the occasion of the Republic Day, 2023:— 


(i) Inspector General Anand Prakash Badola, Tatrakshak Medal (0248-M) 


2. The President’s Tatrakshak Medal for Distinguished Service award is made under Rule-4(iv) of the rules governing 
grant of the President’s Tatrakshak Medal for Distinguished Service i.e President’s Secretariat Notification No. 50-Pres/89 
dated 7th June, 1989. 


S.M. SAMI 
Under Secretary 


No. 76-Pres/2023—The President is pleased to award the Tatrakshak Medal for Gallantry to Commandant Durgesh 
Chandra Tiwari (0645-P) on the occasion of the Republic Day, 2023. 


CITATION 
Commandant Durgesh Chandra Tiwari (0645-P) joined the Indian Coast Guard on 27 Dec 2004. 


2. The Officer is an accomplished Chetak pilot, a QFI and assumed command of 841 Squadron (CG) on 16 Jun 22. 
On 11 and 14 Jul 2022, ICGAS Daman was tasked to rescue stranded people from Bhadeli and Fadvel villages of Valsad and 
Naysari districts respectively due to flash floods. All possible efforts by civil authorities were futile view heavy rains, rough 
weather and inaccessible terrain. 


3. The weather conditions were extremely poor and warranted careful handling of situation to render humanitarian 
assistance while ensuring safety of crew and helicopter. The officer displaying spirit of fine military leader choose to fly as 
first pilot. He quickly assimilated the situation, planned and briefed mission requirements to crew and got airborne. Braving 
strong winds upto 35 kts heavy rains and low visibility, the Officer with singular aim to save lives skillfully carried out precise 
maneuvers avoiding high tension cables and perilous obstructions and winched-up 22 people safely from rooftop of submerged 
houses. 


4. On 17 Aug 2022, once again there was an emergent situation wherein 14 fishermen were to be rescued from a 
fishing boat Tulsi Devi stranded at sea since 16 Aug 22 off Valsad coast. The weather was challenging and once again he rose 
to the occasion. In multiple sorties he rescued 14 fishermen from sinking boat. The officer displayed exceptional flying skills, 
professionalism and indomitable courage to accomplish rescue mission. 


5. Successful rescue of 36 lives in adverse weather conditions by Commandant Durgesh Chandra Tiwari, displaying 
courage of highest order are in line with finest traditions of service and motto ‘Vayam Rakshamah’. 


6. Commandant Durgesh Chandra Tiwari (0645-P) has accredited himself well and therefore he is awarded the 
Tatrakshak Medal (Gallantry). 


7. The Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 1 1(i) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal 
and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel who 
have received the Tatrakshak Medal (Gallantry) award i.e President’s Secretariat Notification No. 50-Pres/89 dated 7th June, 
1989. 


S.M. SAMI 
Under Secretary 


No. 77-Pres/2023—The President is pleased to award the Tatrakshak Medal for Gallantry to Rishi, Pradhan Navik (R), 
12196-T on the occasion of the Republic Day, 2023. 


CITATION 
Rishi, Pradhan Navik (R), 12196-T joined the Indian Coast Guard on 11 February 2013. 


2. On 14 Jul 22, ICGAS Daman was tasked to undertake rescue of 09 stranded people from Fadvel village at Navsari 
district view flash floods. Rishi, P/Nvk(R), involved himself in planning and promptly prepared SAR equipment. The P/Nvk 
displaying fine spirit of an Aircrew men diver volunteered to be a Free Diver. 


3. The ACM (D) was lowered amidst the stranded people, employing all his experience and diligence, briefed and 
prepared them mentally prior initiating safe rescue. Despite severe weather and perilous obstructions, Rishi P/Nvk(R) ensured 
compliance of all safety precautions and assisted people in wearing of rescue strop, thereby enabling pilots to execute quick 
and safe rescue operation. This was pivotal in rescuing 09 distressed lives including a 72 year old woman and 11 month old 
infant (girl). 


PART I—SEc.1] THE GAZETTE OF INDIA, AUGUST 12, 2023 (SRAVANA 21, 1945) 581 


4. On 12 Aug 22, there was an emergency onboard experimental yacht Poorima and crew was required to be rescued. 
The EP once again rose to the occasion and he volunteered to be a free diver. The high waves and constantly rolling vessel 
posed grave challenge to the safety of diver. However, hazardous conditions did not deter him and disregarding his personal 
safety, in a precise maneuver he was lowered on the yacht. Displaying spirit of a savior, he assisted 05 crew of the yacht which 
included 04 foreign nationals. 


5. The insurmountable courage, bravery and exemplary sense of commitment displayed by Rishi, P/Nvk (R) 12196- 
T while rescuing 14 human lives are in line with the finest tradition of the service. 


6. Rishi, Pradhan Navik (R), 12196-T has accredited himself well and therefore he is awarded the Tatrakshak Medal 
(Gallantry). 


7. The Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 11(i) of the rules governing grant of Tatrakshak 
Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel 
who have received the Tatrakshak Medal (Gallantry) award i.e President’s Secretariat Notification No. 50-Pres/89 dated 
7th June, 1989. 


S.M. SAMI 
Under Secretary 


No. 78-Pres/2023—The President is pleased to award the Tatrakshak Medal for Gallantry to Mohit Kumar Yadav, 
Uttam Navik (RP), 13830-M on the occasion of the Republic Day, 2023. 


CITATION 
Mohit Kumar Yadav, Uttam Navik (RP), 13830-M joined the Indian Coast Guard on 20 February 2016. 
2. Mohit Kumar Yadav U/Nvk (RP), 13830-M is a qualified ACM(D). On 06 Jul 22, CGAE(PBD) was tasked to 


rescue 22 crew members of MT Global King in distress. Despite the vessel being 100 nautical miles into the sea, and ALH MK 
III was venturing this far into the seas for the first time, with extreme adverse weather, he volunteered for the mission. 


3. On reaching the datum, and locating the life raft with survivors, it was decided to winch the survivors to the safety 
of merchant ships in vicinity. Disregarding his own safety, he readied himself to be winched down near life raft facing extremely 
rough sea conditions. When lowered in water, despite being thrown away by humongous waves multiple times and Rescue 
strop swinging dangerously, he courageously made his way to the life raft. He daringly battled the waves and assisted in 
winching up of 03 most injured survivors from the life raft and thereafter ensured safe transfer of these onboard nearby merchant 
ship in adverse weather conditions. His successful winching up of survivors also acted as a motivation/reassurance for the rest 
of the distressed crew, thereby, being instrumental in rescuing 22 lives in peril at sea. 


4. The qualities of exemplary courage, commitment and selflessness displayed by Mohit Kumar Yadav U/Nvk, 
13830-M ACM (D) in the face of adversity is keeping in line with the finest traditions of service. 

5. Mohit Kumar Yadav, Uttam Navik (RP), 13830-M has accredited himself well therefore he is awarded the 
Tatrakshak Medal (Gallantry). 


6. The Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 11(i) of the rules governing grant of Tatrakshak 
Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel 
who have received the Tatrakshak Medal (Gallantry) award i.e President’s Secretariat Notification No. 50-Pres/89 dated 
7th June, 1989. 


S.M. SAMI 
Under Secretary 


No. 79-Pres/2023—The President is pleased to award the Tatrakshak Medal for Meritorious Service to the under 
mentioned officers on the occasion of the Republic Day, 2023:— 


(i) Deputy Inspector General Himanshu Nautiyal (0298-C) 
(ii) Sant Lal, Pradhan Adhikari (RO), 01566-P 


2. The Tatrakshak Medal (Meritorious Service) award is made under 1101) of the rules governing grant of Tatrakshak 
Medal for Meritorious Servicei.e President’s Secretariat Notification No. 50-Pres/89 dated 7th June, 1989. 


S.M. SAMI 
Under Secretary 


महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, fret रोड, नई दिल्‍ली-110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्‍ली-110054 द्वारा ई-प्रकाशित 
UPLOADED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002 
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI- 110054 cats. पक आर 
Shitiz echt ohan 


Date: 2023.08.12 


Mohan 08:58:48 +05'30' 


